रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


REGISTERED NO. D .L . - - 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली । राजपान 


HALU 


समय नयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


R 


- 


सं. 194 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 19 , 2013 / अग्रहायण 28 , 1935 [ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 200 
DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19 , 2013/AGRAHAYANA 28 , 1935 (N .C . T .D . No. 200 


No. 194] 


sumaunior 


Pan 


भाग - IV 


PART - IV 


शिक्षा निदेशालय 
(स्थापना - IV ) 

शुद्धि - पत्र 

दिल्ली, 19 दिसम्बर , 2013 
सं . फा . डी. ई./ टी . जी . टी ( सी . एस.)/ स्था . - IV/ 2011/ 1043. - दिनांक 25 अप्रैल , 2013 की 
सं. . फा . डी.ई./ टी . जी .टी . ( सी .एस.)/ स्था .- IV/ 2011/504, जारी सं. 68 के अनुसार दिल्ली राजपत्र असाधारण 
भाग -IV में प्रकाशित शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 
( कम्प्यूटर विज्ञान ) के पद के भर्ती नियमों से संबंधित अधिसूचना के आंशिक आशोधन में , हिन्दी रूपान्तरण में क्रम 
संख्या 4 ( ख ) पर उल्लिखित निम्नलिखित हिन्दी रूपान्तरण को पूर्व प्रभाव से इस अधिसूचना के एक अंश के 
रूप में पढ़ा जाए । 

4 अयोग्यता: - ऐसा कोई भी व्यक्ति 

( ख ) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह 
का अनुबंध कर चुका है , 

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है । 

डॉ . मधु तवेतिया, (अतिरिक्त शिक्षा निदेशक( स्थापना--IV ) 


5321DG/ 2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


DIRECTORATE OF EDUCATION 
(ESTABLISHMENT - IV BRANCH ) 

CORRIGENDUM 
Delhi, the 19th December, 2013 


F . No. DE / TGT (CS)/E - IV /2011/ 1043 .--- In partial modification of notification regarding 
Recruitment Rules to the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science ) in the Directorate of 
Education , Government of NCT of Delhi published in Delhi Gazette : Extraordinary Part - IV Issue 
No. 68 vide F . No. D . E . TGT (CS)/E -IV /2011/504 , dated 25th April, 2013 , in English version , the 
contents at Sl. No 4 (b ) , which is as under may also be read as a part & parcel of the notification with 
retrospective effect. 


4 . Disqualifications:- No person .... 
(b ) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a 

person, 


Shall be eligible for appointment to the said post 


This issues with the prior approval of the competent authority . 


MADHU RANI TEOTIA , Addi. Director of Education (E- IV ) 


पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013 
फा . स. आर. 110 / टी . ओ. ( एस ) / टी . सी - फेलिंग / 13 - 14 / 7969 - 76. - - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य 
क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है , 

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटिड द्वारा सरकारी आवास, ईस्ट किदवई 
नगर में निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 14.24 हैक्टेयर ( लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा 
( 3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है । 


क्रम 


स्थान 


हटाए जाने वाले वृक्षों 

की संख्या 


क्षेत्र का 
विस्तार 
( हैक्ट० ) 
14. 24 
( लगभग) 
कुल योग 


अपेक्षित प्रतिपूरक 
वृक्षारोपण ( वृक्षों की 

संख्या) 
7290 


ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 


729 


729 


7290 


यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है । 
( क ) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 2,34 ,73 ,800 / - रुपये ( दो 

करोड़ चौतीस लाख , तिहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी । 


परियोजना संख्या | लगाए जाने वाले पौधों की संख्या 


अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा 
आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि 

2,34,73,800 / - रुपये 


वन प्रभाग में जमा कराई जाए 
उप - वन संरक्षक (दक्षिणी) / वृक्ष 

अधिकारी 


7290 


( ख ) 


प्रतिपूरक वृक्षारोपण पांच वर्ष के लिए संवर्धन एवं रखरखाव किया जाएगा अर्थात् उपभोगी संस्था अर्थात् राष्ट्रीय भवन 
निर्माण निगम द्वारा ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली --- 23 के परियोजना स्थल पर, की भूमि के चारदीवारी के कुछ भाग के 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


mammum 


m 


- 


( ग) 


साथ - साथ और स्मारक के आसपास 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा और उसी स्थल पर आंतरिक सड़कों एवं 
हरित भाग पर तथा चार दीवारी क्षेत्र के भाग पर वन विभाग द्वारा 50 प्रतिशत वृक्षारोपण किया जाएगा । 
उप - वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटिड द्वारा 
दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए । 
वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी उप - वन संरक्षक 
( दक्षिणी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


संजीव कुमार, सचिव 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WIDLIFE 


NDTIFICATION 


Delhi, the 19th December, 2013 
F .No. R . 110 /TO (S ) / TC -Felling / 13 - 14 / 7969- 76 . - Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers 
it necessary to do so in the public interest, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 
(Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 14 .24 ha 
( approx) as detailed below for construction of Government Housing , East Kidwai Nagar, New Delhi by National Building 
Construction Corporation Ltd . (NBCC ), from the provision of sub -section (3 ) of Section 9 of the said Act 


Location 


Extent of 
Area ( ha.) 


No. of trees required 

to be removed 


Compensatory 
plantation required 

(No . of trees ) 


No. 


729 


7290 


East Kidwai Nagar, New Delhi 
110023. 


14. 24 
( Approx ) 


Total 


729 


7290 


The exemption is subject to fulfillment of the following conditions: 
a ) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 2,34,73 ,800 /- (Rupees Two Crore Thirty Four 

Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for 
a period of5 (five ) years as follows: 


Project 


No . of Saplings to be 
Planted ( No. of trees ) 


Total Amount including other 
Administrative expenses and contingency 

charges (in Rs.) 


To be Deposited with 

Forest Division 


No . 


7290 


2, 34,73, 800 / 


DCF ( South )/ Tree 

Officer 


b ) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five ) years i. e. 50 % compensatory plantation is 

done by the User Agency i.e . NBCC at the project site of East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, along the part 
peripheral boundary and around the monument and 50 % by the Forest Department at the same site in the 
internal roads & green and part of the peripheral area. 


c ) 


The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the NBCC to the officials concerned of MCD for 
its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCFs. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


d ) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said 
wood shall be obtained from Tree Officer (South ). 

By Order and in the Name of the 
Lt . Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

SANJIV KUMAR, Secy . 


खाद्य सुरक्षा विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013 


की 


3 


5 


पीबी -3. 


सं . फा . 7(188 ) / 12 / डीओएफएस / प्रशा. / 7858 - 67. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की 
अधिसूचना सं. 27 / 59 - एचआईएम(1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
प्रशासक कार्यालय, खाद्य सुरक्षा विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप - खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पद पर नियुक्ति 
के लिए पदनाम , पदों की संख्या, पद का वेतनमान, आयु- सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति, विभागीय 
पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं । 

खाध सुरक्षा विभाग , दिल्ली सरकार में उप - खाध सुरक्षा आयुक्त के पद के भर्ती नियम : 
पद नाम पदों वर्गीकरण पे-- बैंड तथा क्या चयन | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से 

ग्रेड - पे / वेतनमान | सीमा 

अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य 
संख्या अथवा गैर 

योग्यताएं 
चयन पद 
___ 2 . 

4 
उप - खाद्य | 02 * ( 2013) | सामान्य चयन 40 वर्ष से अधिक नहीं 

| अनिवार्य 
सुरक्षा * इसमें 

केन्द्रीय सेवा ₹15600 - 39100 / 
आयुक्त परिवर्तन समूह क (ग्रेड पे 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या क. (i) किसी मान्यताप्राप्त 
कार्यभार पर | राजपत्रित, ₹6600 / --) 

अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों 

| विश्वविद्यालय से खाद्य 
निर्भर है । अलिपिकीय 

के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय ) प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी 

या जैव प्रौद्योगिकी या तेल 

प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या 
नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए | जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म 
मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह | जैविक विज्ञान में स्नातक डिग्री 
रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त अथवा रसायन विज्ञान में 
करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह मास्टर डिग्री या औषधि में 
असम , मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, डिग्री । 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैण्ड, त्रिपुरा, 

अथवा 
सिक्किम, जम्मू व कश्मार राज्य (ii) इस पद के लिये केन्द्रीय 
की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल 

। सरकार द्वारा अधिसूचित कोई 
प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा 

अन्य समकक्ष / मान्य योग्यता । 
चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न ख. खाद्य अपमिश्रण निवारण 
व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह , लक्षदीप | अधिनियम, खादय सुरक्षा एवं 
के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम 

मानक अधिनियम एवं इनके 
तारीख नहीं है । 

अन्तर्गत बनाई गई नियमावली 
के प्रवर्तन में पांच वर्ष का 
अनुभव । 
टीप -- 1 -- अन्यथा सुयोग्य 
उम्मीदवारों के मामले में 
योग्यताएं लिखित में कारण 
दर्शाते हुए संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर 
शिथिलनीय हैं । 
टीप - 2 – यदि चयन की 
किसी अवस्था में संघ लोक 
सेवा आयोग के अभिमत से 
अनुसूचित जाति / जनजातियों 
के लिए आरक्षित रिक्त पदों 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Mamtmkomalmm 


%3 


D 


- 


- 


- 


- 


- 


को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन जातियों 
के उम्मीदवारों के पर्याप्त 
संख्या में मिलने की संभावना 
नहीं है, तो अनुभव संबंधी 
योग्यताएं लिखित में कारण 
दर्शाते हुए संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर 
शिथिलनीय हैं । 


वांछनीयः 


(1 ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से रसायन 
विज्ञान में या जैव रसायन 
विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री 
या खाद्य प्रौद्योगिकी में 
स्नातकोत्तर डिग्री । 


( 2) खादय विश्लेषण , खाद्य 
संरचना और सम्बद्ध विषयों के 
अध्यापन / शोध में दो वर्षीय 
अनुभव । 


क्या सीधी भर्ती | परीवीक्षा 
वाले उम्मीदवारों की अवधि , 
के लिए निर्धारित | यदि कोई 
शैक्षिक योग्यता 
एवं आयु सीमा 
पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी 
लागू होगी । 


भर्ती की पद्धति : सीधी । यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / यदि कोई विभागीय | ये परिस्थितियां । 
भर्ती द्वारा या पदोन्नति | समावेषन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड पदोन्नति समिति हो | जिनमें भर्ती के 
द्वारा 

या जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / तो इसकी संरचना | लिए संघ लोक 
प्रतिनियुक्ति / समावेषन समावेषन किया जाना है 

क्या है ? 

सेवा आयोग 
द्वारा विभिन्न पद्धतियों से 

का परामर्श 
भरे जाने वाले रिक्त पदों 

लिया जाना है । 
का प्रतिषत 


__ 11 


- 


13 


अध्यक्ष 


10 

12 
आयु . : नहीं सीधी भर्ती वाले पदोन्नति द्वारा जिनके पदोन्नतिः 

" क " वर्गीय प्रत्येक अवसर 
बौक्षिक योग्यता : एवं पदोन्नति सफल न होने पर 

विभागीय पदोन्नति पर संघ लोक 
नहीं 

वाले प्रत्याशथिों प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों | पदमानित अधिकारीगण वेतनमान | समिति ( पदोन्नति | सेवा आयोग से 
के लिये दो वर्ष प्रकार से सफल न होने ! ₹ 9300 - 34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600 / - | के लिये) : परामर्शा 
पर सीधी भर्ती द्वारा । । वेतन समूह- 2 में नियुक्ति के उपरांत7 1 . संघ लोक सेवा | आवश्यक है । 

वर्ष की नियमित सेवा एवं जिन्होंने । आयोग 
उच्चतर पद अर्थात् उप - खाद्य सुरक्षा । अध्यक्ष / सदस्य 
आयुक्त के दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों का 
एक माह का विभागीय प्रशिक्षण 2. प्रशासन के 
सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । संबंधित सचिव - 

सदस्य 
टीप: - जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी 3. संबंधित 
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे ] विभागाध्यक्ष जबकि 
पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वह प्र "ासन में पदेन 
वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए | सचिव न हो - सदस्य 
विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए । 
अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित | वर्ग क विभागीय 
अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से 1 पदोन्नति समिति 
न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने 

( स्थायीकरण पर 
आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए 

विचारार्थ) 
अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ 

| 1. मुख्य सचिव , 
अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी दिल्ली सरकार _ 
कर ली हो , जिन्होंने ( कनिष्ठ अधिकारी) । अध्यक्ष 
उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर 


53219 / 13 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


ली है । 

प्रशासन के 

संबंधित सचिव - 
टीप : - पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सदस्य 
सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 3. संबंधित 
01 .01. 2006 से पहले किसी अधिकारी विभागाध्यक्ष जबकि 
द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा | वह प्रशासन में पदेन 
जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग सचिव न हो - सदस्य 
की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन 
संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू 
सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की गई सेवा 
मान ली जाएगी । 


प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के 
निम्नलिखित अधिकारीगण 


( क)(i)मूल संवर्ग / विभाग में नियमित 
आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले 
अथवा 


(ii) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार 
पर नियुक्ति के उपरान्त वेतन समूह - 3 
ग्रेड वेतन ₹ 5400 / - सहित 
₹ 15600--- 39100 / -- के वेतनमान में 
पांच वर्ष की सेवा सहित । 
(iii ) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित 
आधार पर नियुक्ति के उपरान्त इस पर 
वेतन समूह - 2 ग्रेड वेतन - ₹ 4800 / 
सहित ₹ 9300 - 34800 / - के वेतन्मान में 
छ: वर्ष की सेवा सहित । 
( ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती वाले 
प्रत्याशियों के लिये निर्धारित शैक्षिक 
योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । 
टीप 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी 
जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है 
वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय 
नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले 
भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय 
नहीं होंगे । 
टीप 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें 
उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य 
संगठन / विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त 
पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में 
प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, 
सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति 
हेतु अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्ति 
की अन्तिम तारीख को छप्पन (56 ) वर्षों से 
अधिक नहीं होंगी । 


टीप : - पदोन्नति के लिये न्यूनतम 
अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के 
लिये 01 .01.2006 से पहले किसी 
अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की 
गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 
संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । 
यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर 


- -. .. - - 


- - 


- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


IN 


UM 


LV 


आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान 
में की गई सेवा मान ली जाएगी । जहां 
पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों 
का विलय साझे ग्रेड / वेतनमान सहित 
एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां 
ये लाभ उस / उन पद / पदों के लिये ही 
विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड 
पे / वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेड " न 
के विना सामान्य प्रतिस्थापन ( रिप्लेसमेंट ) 
TS 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


अ गोक कुमार, उप - सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ) 


DEPARTMENT OF FOOD SFETY 

NOTIFICATION 

Delhi, the 19th December , 2013 
No, F .7 (188 )/ 12/DOFS /Admin ./ 7858 -67. — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No.F .27/59 
Him ( 1) dated the 13th July 1959, the Administrator is pleased to amend rules in the Schedule here to annexed 
· regarding the Name of Post , No . of posts, Scale of post, Age Limit , Educational qualification , Period of 
probation , Method of recruitment, constitution of DPC for appointment to the post of Dy. Food Safety 
Commissioner in the Office of Departnient of Food Safety , Govt. of N .C . T of Delhi. 

Recruitment Rules for the post of Dy Food Safety Commissioner in the Department of Food Safety 
GNCT of Delhi 


Name 


No . 


Classification 
-tion 


Age limit for direct 
recruits 


of post 


Whether 
Selection 
post or 


of 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


post 


Pay 
Band 
And 
Grade 
Pay / 
Pay 
Scale 


non 


selection 
post 


Selection 


Dy. Food 
Safety 
Commissioner 


2 * 
* ( 2013 ) 
Subject 


Pay 
Band 


Not exceeding 40 
years . 


GCS Group 
A Gazetted 
Non 
Ministerial 


to 


variation 
dependent 
on 
workload 


15600 
39100 
(Grade 
Pay : 
6600 / 


(Relax able for Govt. 
Servants upto 5 years 
in accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government ) 


ESSENTIAL: 
A . 1) Bachelor Degree in 

Food Technology or 
Dairy Technology or 
Biotechnology or Oil 
Technology or 
Agriculture Science 
or Veterinary Science 
or Bio Chemistry or 
Microbiology or 
Master s Degree in 
Chemistry or Degree 
in Medicine from a 
recognized University 


Note : The crucial date 
for determining the 
age limit shall be 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


closing date for receipt OR 
of applications from (II) Any other equivalent 
candidates in India /recognized qualification 
( and not the closing notified by the Central 
date prescribed for Government for this post. 
those in Assam , AND 
Meghalaya, Arunachal | B . 5 years experience in the 
Pardesh , Mizoram , enforcement of Prevention 
Manipur, Nagaland , of Food adulteration Act 
Tripura , Sikkim , /F . S & S Act and Rules 
Ladakh Division of framed there under . 
Jammu and Kashmere Note : 1: Qualifications are 
State, Lahol and Spiti relax able at the discretion 
District and Pangi sub of the UPSC for reasons to 
division of Chamba be recorded in writing , in 
District of Himachal case of candidates 
Pardesh , Andaman and otherwise well qualified . 
Nicobar Islands or Note 2 : The qualify 
Lakshadweep ) 

cation (s ) regarding 
experience is /are relax 
able at the discretion of the 
UPSC for reasons to be 
recorded in writing, in 
case of candidates 
belonging to Scheduled 
Castes or Scheduled 
Tribes if at any stage of 
selection the UPSC is of 
the opinion that sufficient 
number of candidates from 
these communities posses 
sing the requisite experi 
ence are not likely to be 
available to fill up the 
vacancies reserved for 
them . 
Desirable: 
1). Doctorate Degree in 
Chemistry of Bio 
Chemistry/ Post Graduate 
Degree in Food Technology 
from a recognized 
University . 
11) 2 years Teaching 
Research experience in 
Food Analysis, Food 
Composition and allied 
subjects. 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NN 


mm 
NNNN 


Whether age 
And 
educational 
qualifications 
prescribed 
for 
direct 
recruits will 
apply in the 
case of 
promotees 


8 


11 


Age No 
EQs No 


Period of Method of In case of recruïtment by promotion If a Departmental Circumstances 
probation , recruitment /deputation /absorption grades from Promotion 

in which Union 
if any whether by which promotion /deputation / Committee exists Public Service 
direct absorption to bemade 

what is its Commission to 
recruitment 

composition 

be consulted in 
or by 

making 
promotion 

recruitment 
or by 
deputation / 
absorption 
and 
percentage 
of the 
vacancies 
to be filled 
by various 

methods 
9 10 

12 

13 
2 years | By Promotion 

Group - A 

Consultation 
for direct Promotion Designated Officers in the scale of DPC ( for 

with UPSC 
recruits failing pay of 9300 -34800 with grade pay promotion ) 

necessary on 
and which by of 4600 in PB - 2 with 7 years of 1 .Chairman /Member each occasion . 
promotees deputation service in the grade rendered after of UPSC . . 

failing appointment thereto on regular Chairman 
both by basis who have successfully 
Direct completed one months departmental | 2. Chief Secretary 
recruitment training on the duties and Delhi – Member 

responsibilities of the higher post i.e 
Deputy Food Safety Commissioner. 3. Secretary 

Note: where juniors who have concerned in the 
completedtheir qualifying/eligibility | Administration - 
service are being considered for Member 
promotion , their seniors would also 
be considered provided they are not 4 .Head - of 
short of the requisite | Department unless 
qualifying/eligibility service by he is ex -officio 
more than half of such Secy . 

in 
qualifying /eligibility service, or two | Administration - 
years, whichever is less , and have | Member 
successfully completed their 
probation period for promotion to Group - A 
the next higher grade along with Department 
their juniors who have already conformation 
completedsuch qualifying/ eligibility committee: 
service . 
Note: For the purpose of computing | 1. Chief Secretary 
minimum qualifying service for | Delhi - Chairman 
promotion , the service rendered on 
a regular basis by an officer prior to 2. Secretary 
1 .1. 2006 , the date from which the concerned in the 
revised pay structure based on the Admn . - Member 
6th Central Pay Commission 
recommendations has been 3 .Head 

of 
extended , shall be deemed to be Department unless 
service rendered in the he is ex - officio | 


53 al 03/ 13 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


corresponding grade pay/pay scale Secy. 
extended based on the Administration 
recommendations of the pay | Member 
commission. 
Deputation 
Officers under the Central / State 
Government / UTS: 

A ). Holding analogous post on 
regular basis in the parent 
cadre /department; OR 
II ). With 5 years service in the 
scale of pay * 15600-39100/- with 
grade pay of ? 5400/- in PB -3 
rendered after appointment thereto 
on regular in the parent 
cadre/department. OR 
III) With 6 years service in the scale 
of pay of 3 9300 -34800 with grade 
pay of * 4800 /- in PB -2 rendered 
after appointment thereto on regular 
basis in the parent cadre / department 
And 
(B ) Possessing the educational 
qualification and experience 
prescribed for direct recruits in 
column no . 7 
Note -1: The Departmental officers 
in the feeder category who are in 
the direct line of promotion will not 
be eligible for consideration for 
appointment on deputation . 
Similarly, deputationist shall not be 
eligible for consideration for 
appointment by promotion . 

(Period of deputation including 
period of deputation in another ex 
cadre post held immediately 
proceeding this appointment in the 
same or some other 
organization /department of the 
CentralGovt. shall ordinarily not to 
exceed four years. The maximum 
age limit for appointment by 
deputation (ISTC) shall be not 
exceeding 56 years as on the 
closing date of receipt of 
applications). 


Note- 2 : For the purpose of 
appointment on deputation basis , 
the service rendered on a regular 
basis by an officer prior to 1.1. 2006 
( The date from which the revised 
pay structure based on the 6th 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


%3DORAND 


- 


- 
- 


PORANA 
Pai 

. 


- 


- 


- 


Central Pay Commission 
recommendation has been 
extended) shall be deemed to be 
service rendered ____ in the 
corresponding grade pay/pay scale 
extended based on the 
recommendations of the Pay 
Commission except where there has 
been merger of more than one pre 
revised scale of pay into one grade 
with a common grade pay/pay 
scale, and where this benefit will 
extend only for the post(s) for 
which that grade pay/ pay scale is 
the normal replacement grade 
without any upgradation . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 
ASHOK KUMAR, Dy. Secy. ( H & F. W ) 


भूमि एव भवन विभाग 

___ अधिसूचना 

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013 
सं. एफ .7( 33) / 12 / भू. व. भ . / भू. अ . / एमआरटीएस / 14870. — जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल यह प्रतीत होता है 
कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली मैट्रो प्रोजैक्ट फेस - | | | के जनकपुरी वैस्ट 
बोटेनिकल गॉर्डन कॉरीडोर ( लाइन --08 ) के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है । 


यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपधारा ( 1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित 
के लिए. प्रचलित की जाती है । 


पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को 
उनके कर्मचारियों एवं कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उपधारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 


उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम के धारा 17 की उपधारा (1 ) के उपबंध इस भूमि पर 
लागू हैं , उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश हैं कि धारा 5 क के उपबंध लागू नहीं होंगे । 


विशिष्ट विवरण 

चारदीवारी के क्षेत्र की संख्या । 


| गाँव 


कुल क्षेत्र 


| लक्ष्मण पब्लिक स्कूल , 
हौज खास 


120 वर्ग मीटर | लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के दक्षिण | 

दिशा का कुछ अंश 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर 


ऊषा चतुर्वेदी, उप - सचिव ( भू. अ .) 


- 


12 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


LAND & BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 19th December, 2013 
No .F .7 (33 )/ 12/L & B /LA /MRTS /14870 . - -Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is 
likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for 
Construction of Janakpuri West -- BotanicalGarden Corridor ( Line -08 ) of DelhiMRTS Project Phase- III. It is , 
hereby , notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for the 
above purpose . 

The notification is made under the provisions of Sub Section 1 of Section 4 of the Land Acquisition 
Act, 1894 , to all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Lt. Governor , Delhi is pleased to 
authorize the Officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter 
upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

____ The Lt. Governor , Delhi is satisfied also that provisions of sub -section ( 1 ) of the section 17 of the said 
act are applicable to this land and is further pleased under sub - section 4 of the said section to direct that all the 
provisions of section 5A shall not apply. 


SPECIFICATION 


VILLAGE 


TOTAL AREA 


FIELD NOS. OF THE BOUNDARIES 


Public 


120 Sq. Mtrs . 


Laxman 
School 
Hauz Khas 


Part Property of South of Laxman Public School (Hauz 
Khas ) : 


BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI. 


USHA CHATURVEDI , Dy. Secy . ( LA ) 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

__ दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013 
सं०फां06 / 31 / 97 - न्याय / पार्ट फाईल / Suptlaw/ 1410 - 1416. - अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली उच्चतर 
न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7( 1)( क ) के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक 
सेवा में , नीचेदिए गए विवरण के अनुसार, नियुक्त / पदोन्नत करते हैं : 


i) नियमित रूप से रिक्त पदो के विरूद्ध नियमित आधार पर, पुष्टिकरण से पहले प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर, 
उनके पद ग्रहण करने की तिथि से : 


क्रम संख्या 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री) 
मनोज कुमार - 1 
| अजय पाडे 
अमित बंसल 
संजय शर्मा 
विद्या प्रकाश 
संजय जिंदल 
संजय बंसल 
राजकुमार त्रिपाठी 


Part IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


% 


D 


- 


9 . 


11 . 


13. 


14. 


किरण बंसल 
नवीन अरोड़ा 
| रविन्दर बेदी 
राकेश पंडित 
अजय गुप्ता 
लोकेश कुमार शर्मा 
| गोरख नाथ पांडे 
राजेश कुमार गोयल 
सुनील चौधरी 
सुनैना शर्मा 
संजीव कुमार सिंह 
नरेश कुमार मल्होत्रा 


15. 
16. 


17. 


18. 
19. 
20. 


ii) तदर्थ आधार पर उनके पद ग्रहण करने की तिथि से : 


क्रम संख्या 


11. 


12. 


13. 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री ) 
अनिल कुमार 
मनीष यदुवंशी 
गीतांजलि गोयल 
| राज कमार 
जितेंद्र मिश्रा 
रघुबीर सिंह 
स्मिता गर्ग 
गौतम मनन 
मनीष गुप्ता 
प्रवीण सिंह 
वृंदा कुमारी 
पुलस्त्य प्रमाचल 
बलवंत राय बंसल 
प्रशांत कुमार 
देवेन्द्र कुमार 
देविन्दर कुमार जांगला 
नविता कुमारी बाघा 
तरून सहरावत 
जगदीश कुमार 
मुकेश कुमार 
मोहिंदर विराट 
कुलदीप नारायण 
राकेश कुमार - 1 
राकेश कुमार - 2 
सुदेश कुमार 
रामलाल मीणा 
सतीश कुमार 
ललित कुमार 
रविन्दर सिंह - 1 


16 . 
17 


19 


20 . 
| 21 . 


1. 22. 


23. 
| 24. 

25. 


26 . 


27 . 


28 . 
29 . 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर 


ए .एस. यादव, प्रधान सचिव 


132127/13 - 4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Dated the 19th December , 2013 
No. F . 6 /31/97 - Jud1./ Pt. file./Suptlaw / 1410 - 1416 .- In pursuance of the provisions of rule 7 ( 1)(a ) of Delhi Higher Judicial 
Service Rules, 1970 , as amended up -to -date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation 
with the High Court of Delhi is pleased to appoint promote the following officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher 
Judicial Service as detailed below : 


(i). On regular basis against regular vacancies with effect from the date they assume charge of their offices, on 
probation initially for a period of two years before confirmation : 


S . No. 


Name of the Officer 


Mr.Manoj Kumar -1 
Mr. Ajay Pandey 
Mr. Amit Bansal 
Mr. Sanjay Sharma 
Mr. Vidya Prakash 
Mr. Sanjay Jindal 
Mr. Sanjay Bansal 
Mr. Raj Kumar Tripathi 
Ms. Kiran Bansal 
Mr. Naveen Arora 
Ms. Ravinder Bedi 
Mr. Rakesh Pandit 
Mr. Ajay Gupta 
Mr. Lokesh Kumar Sharma 
Mr. Gorakh Nath Pandey 
Mr. Rajesh Kumar Goel 
Mr. Sunil Chaudhary 
Ms. Sunena Sharma 
Mr. Sanjeev Kumar Singh 
Mr. Naresh Kumar Malhotra 


13 . 


14 . 


15 . 
16 . 


17 . 


20 . 


( ii ) 


On adhoc basis with effect from the date they assume charge of their offices: 


S . No. 


Name of the Officer 


Mr. Anil Kumar 
Mr. Manish Yaduvanshi 
Ms. Geetanjali Goel 
Mr. Raj Kumar 
Mr. Jitendra Mishra 
Mr. Raghubir Singh 
Ms. Smita Garg 
Mr. Gautam Manan 
Mr. Manish Gupta 
Mr. Praveen Singh 


10 . 


PART IV 


" DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


15 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


mamm 


- 


- 


- 


12. 
13. 
14. 
15. 


16. 


19. 


20 . 


Ms. Vrinda Kumari 
Mr. Pulastya Pramachala 

Mr. Balwant Rai Bansal 
Mr. PrashantKumar 
Mr. Devender Kumar 
Mr. Devinder Kumar Jangla 
Ms. Navita Kumari Bagha 
Mr. Tarun Sahrawat 
Mr. Jagdish Kumar 
Mr. Mukesh Kumar 
Mr.Mohinder Virat 

Mr. Kuldeep Narayan 
Mr. Rakesh Kumar-1 
Mr. Rakesh Kumar-! ! 
Mr. Sudesh Kumar 
Mr. Ram LalMeena 
Mr. Satish Kumar 
Mr. Lalit Kumar 
Mr. Ravinder Singh - 1 


By Order and in the Naine of the Lt. Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 


A. S. YADAV, Principal Secy. 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013 
सं . फा . 3 ( 393) नीति / वैट / 2013 / 1086 - 1096. -दिल्ली मूल्य सवर्धित अधिनियम, 2044 की धारा 27 के अंतर्गत मुझे 
प्रदत्त की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मैं , प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य सर्वर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली, यह आदेश 

देता हूं कि सभी कार्यक्रम / कार्य जो कि किसी भी प्रीतिभोज हॉल, फॉर्म हाउसेस , शादी / पार्टी हॉल , होटल्स खुला ग्राउंड इत्यादि में 
, संगठित किए जाते हैं जिसमें भोजन तथा / या शराब आदि उपलब्ध / जुटाई जाती है और जिस की कीमत एक लाख रुपये प्रति 
कार्यक्रम से ज्यादा होती है , ऐसे कार्यक्रम एवं कार्य का विवरण , उस जगह के मालिक / पट्टाधारी / सरंक्षक को फार्म बीई -2, जो 
कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, उस महीने के पहले पखवाड़े से तीन दिन पहले तथा दूसरे पखवाड़े के लिए उस महीने की 
12 तारीख तक जमा करनी होगी । ऐसे व्यक्ति को फार्म बीई - 1 में अपने आप को पंजीकृत करना होगा । विवरणी जमा करने के 
पश्चात, बुकिंग / निरस्तीकरण की सूचना, संशोधित विवरणी के द्वारा देनी होगी । । 

2. मालिक / पट्टाधारी / संरक्षक को फार्म बी .ई - 1 में पंजीकरण करवाना होगा तथा पखवाड़े की विवरणी बी. ई.- 2 में अपने 
संबंधित जोन के अतिरिक्त आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली -110002, को देनी होगी । 

3. जो भी व्यक्ति जिसको कि उपरोक्त विवरणी जमा करनी है, यदि वह इस अधिसूचना के द्वारा जारी निर्देशों का पालन 
नहीं करता , उसको दिल्ली मूल्य सबंधित अधिनियम, 2004 की धारा 86 के अंतर्गत दण्ड तथा दिल्ली मूल्य सवर्धित अधिनियम / नियम 
के अंतर्गत उचित कार्यवाही के लिए दण्डनीय होगा । 
4. यह अधिसूचना जनवरी, 2014 के पहले पखवाड़े से लागू होगी । 

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य सवर्धित कर . 


DELHI GAZETTE ; EXTRAORDINARY 


[PART IV 


16 


व्यापार एंव कर विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 


फार्म बी ई- 1 


फार्म हाउस, शादी पार्टी हाल , क्लब, स्थानीय इकाईयां आदि के आवेदक के लिये नामांकन 


1 . आवेदक का नाम 


12. स्थानों के प्रकार भवनो में उपलब्ध संगठित पार्टी 


- फार्म हाउस प्रीति भोज हाल O पार्क 
- शादी पार्टी हाल 0 क्लब धर्मशाला 
0 इत्यादि 


13. पेन न० 
| ( सभी सरकारी विभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम । 


4. नाम जैसा कि पैन कार्ड पर दर्शाया गया है 


5 . पता 
। ( स्थायी स्थान ) 


16. अतिरिक्त जगह यदि हो 


7 . टिन न0 ( यदि हो ) 


8. फोन / मोबाईल न0 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- - 


- 


art 


- 


| 9. ई -मेल पता 


| 10. बैंक खाता की जानकारी 


खाता न० 
आई एफ एस सी 
बैंक का नाम 
शाखा का पता 


| 11 . प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 


12. दिनांक 


13. नामांकन न० 

( कार्यालय के लिये ) 


| 14. सत्यापन 


मैं हम 

इसके द्वारा निष्ठापूर्वक पुष्टि 
करता हूँ / करते हैं और घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इसमें पर उपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी परी 
| जानकारी ओर विश्वास के साथ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया हैं ! 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 


पूरा नाम (प्रथम नाम , मध्य नाम , उपनाम 


प्दनाम / पदवी 


532 / 29/13 - 5 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


व्यापार एंव कर विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 


फार्म बी ई- 2 
फार्म हाउस, शादी पार्टी हाल, क्लब , स्थानीय इकाईयां आदि के लिए विवरणी 


11. अवधि से 


तक 


माह 


वर्ष 


| 2. नामांकन न० 
3. व्यापारी का पूरा नाम 


4 . पता 


| 5 . मोबाईल न० 
16. ई - मेल पता 


7. आने वाले पखवाड़े में आयोजित कार्यकम का व्यौरा 


| (i) हाल का नाम / पार्क 

/ जगह 
(ii) बुकिंग की तारीख 
( iii) कार्यक्रम की तारीख 
(iv ) कार्यक्रम का उचित 
समय ( बुकिंग किए गए) 
( v) बुकिंग कर्ता का पूर्ण नाम 
विवरण 

पता 
फोन / मोबाईल 

न 
( vi ) बुकिंग के आधार | सुबह का नाश्ता 
पर व्यक्तियों / प्लेट्स दोपहर का खाना 
की संख्या 

शाम का नाश्ता 

रात का खाना 
( vii ) परोसी जाने वाली हाँ / नहीं 
शराब का प्रबंध 


( viii ) कार्यक्रम के लिए हाँ / नहीं 
परोसी जाने वाली शराब 
का संबंधित अधिकारी 
द्वारा लाइसेंस जारी 
किया है 
(ix ) खान - पान की | नाम 
व्यवस्था करने वाले का टिन न० 
विवरण 

पता 


( x) प्रत्येक व्यक्ति / प्लेट 
का मूल्य ( रूपये में ) ( कर 
सहित ) 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


APP 


- 


metanam 


a 


ma 


mins 


. 


maa 


| (xi )) विकय किए गए 
भोजन का कुल मूल्य 
( कर सहित ) 
( xii ) विकय किए गए 
शराब का कुल मूल्य 
( कर सहित ) 


8 . सत्यापन 


मैं हम 

इसके द्वारा निष्ठापूर्वक पुष्टि 
करता हूँ / करते हैं और घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इसमें पर उपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी पूरी 
जानकारी और विश्वास के साथ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया हैं ! 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 


पूरा नाम( प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम ) 


पदनाम / पदवी 


ant 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 19th December, 2013 
No. F. 3( 393)/ Policy/ VAT/ 2013/ 1086 -1096.----In exercise of the powers conferred on me by Section 27 of Delhi 
Value Added Tax Act , 2004, J, Prashant Goyal, Commissioner , Value Added Tax, Government of NCT of Delhi , hereby 
direct that the details of programmes /functions, to be organised in the Banquet Halls. Farm Houses, Marriage / Party Halls , 
Hotels . Open Ground etc ., where food and /or liquor items are to be supplied/provided and cost of booking exceeds rupees 
one lakh per function , shall be submitted by the owner/lessee /custodian of the venue through a return in Form BE - 2 , 
annexed to this notification , atleast 3 days before the start of the fortnight i.e. return for the first fortnight of a inontlı should 
be filed by 3 days before first day of a month and for second fortnight it should be filed by 12th of the month . Such persons 
also have to enrol themselves by filing information in Form BE -1.Inforination of the booking/cancellation done after filing 
of return should be provided by revising the relevant return within a week of such cancellation . 


--- 


2 . Further , the application for enrolment in Form BE - 1 and the fortnightly return in Form BE -2 should be filed by 
owner/lessee /custodian of the venue to concerned Zonal Additional Commissioner/Joint Commissioner, Department of 
Trade & Taxes, Vyapar Bhawan , New Delhi- 110002 . 


-- 


--.......... 


3. Any eligible person who fails to comply with the directions issued vide this Notification , shall be liable for penalty 
in accordance with Section 86 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 alongwith other appropriate action as per relevant 
provisions of Delhi Value Added Tax Act /Rules. 
4 . This notification shall come into force with effect from 1st fortnight of January, 2014 . 

PRASHANT GOYAL , Commissioner , Value Added Tax 


... 


....... 


. 


. 


- 


---.-. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


DEPARTMENT OF TRADE & TAXES 
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI 


Form BE - 1 


Application for Enrolment by Banquet Halls , Farm Houses , Local Bodies , Clubs etc . 


1 .Name of Applicant 


2 . Type of Space/ Building made available organising 

Functions 


Farm House Banquet Hall 
O Community Centre Club 

Others, specify 


Park 
Dharamshala 


3 . PAN 

(Other than Government Deptts / Undertakings 


4 .Name as recorded on PAN 


5 . Address 
(Principal place ) 


6 . Additionalplaces, if any 


7. TIN ( if applicable ) 


8 . Phone /Mobile No. 


M 


با 


| 9 . Email address 


10 . Details of Bank Account 


Account No . 
IFSC 
Name of Bank 
Address of Branch 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


E 


CNC 


ANS 

RS 


11. Name of the Authorised Signatory 


12 . Date 


13 . Enrolment Number 

(for office ) 


14 . Verification 


IME 

hereby solemnly affirm and declare that 
the information given hereinabove is true and correct to the best ofmy/our knowledge and belief 
and nothing has been concealed there from . 


Signature of Authorised Signatory 


Full Name (first name, middle , 
surname) 


Designation /Status 


Date 


Day 


Month 


Year 


DEPARTMENT OF TRADE & TAXES 
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI 


Form BE - 2 
Return form for Banquet Halls , Farm Houses, Local Bodies, Clubs, Eaterofs, etc . 


1. Period 


From 


TO 


dd 


mm 


x 


L dd 


mm 


2. Enrolment No. 
3. Full Name of Dealer 


4 . Address 


5 .Mobile No. 
6 . Email Id 


7. Details of functions to be held during the coming fortnight (Separate for each function ) 


(1) Name of Hall/ Park / 

Venue 
(i ) Date of Booking 
(ii) Date of function 
(iv ) Exact Time of 
-function (as booked ) 
( from – to Hours) . 


532129113 - 6 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


(v ) Particulars on Name 
whose name booked 

Address 


Phone /mobile 
(vi) No . of persons / Breakfast 
plates as per booking Lunch 

Evening Snacks 

Dinner 
( vii) Whether liquor Yes /No 
to be served / 
arranged ? 
(viii ) Whether Liquor Yes /No 
Licence taken from If yes , for how many person : 
concerned authority 
for this programme 
( ix ) Particulars of the Name 
Caterer 

TIN 


Address 


(x ) Rate per person / 
Plate (Rs.) (excluding 
VAT) 
(xi) Total value of food 
sold (excluding VAT) 
[xii) Total value of 
liquor sold (excluding 
VAT) 


8 . Verification 


INe 

hereby solemnly affirm and declare that 
the information given hereinabove is true and correct to the best ofmy/our knowledge and belief 
and nothing has been concealed there from . 


Signature of Authorised Signatory 


Full Name ( first name, middle , 
surname) 


Designation /Status 


Date 


Day 


1 


Month 


Year 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ww 


समाज कल्याण विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली , 19 दिसम्बर , 2013 


सं . फा . 30(70) एम. टी . सी . / डी . डी .( एस. एस.) / स. क .वि . / 2009 --10 / पार्ट फा . / 14710 -- 14741. -- माता -पिता एवं 
वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उप - धारा (1) तथा दिल्ली माता - पिता एवं वरिष्ठ 
नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2009 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ववर्ती 
अधिसूचना संख्या फा . सं. 30( 70) एम. टी. सी . / डी . डी .( एस. एस . / स. क . वि . / 2009 -10 / पार्ट फा . / 9781 - 819 दिनांक 
16 / 01 / 2013, के अधिकमण में , उन कार्यों को छोड़कर जो इस अधिक्रमण से पहले किये गये थे या किये जाने का संकल्प 
किया गया है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उक्त अधिनियम 
के अन्तर्गत माता - पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे भरण- पोषण न्यायाधिकरण को प्रदत् शक्तियों के प्रयोग तथा 
कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित भरण - पोषण न्यायाधिकरण का गठन करते हैं । भरण - पोषण न्यायाधिकरण में 
निम्नलिखित शामिल होंगे : 

भरण - पोषण न्यायाधिकरण 
क्र . सं . | नाम एवं पता 

गैर सरकारी सदस्य 
श्री राजेन्द्र कुमार 

गैर सरकारी सदस्य 
2 / 112, सुन्दर विहार, दिल्ली - 110087 
अभिलाषा 

गैर सरकारी सदस्य 
डी. - 78, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली - 23 
श्री राजेन्द्र प्रसाद बसिया 

गैर सरकारी सदस्य 
11, सेन्ट्रल मार्केट , अशोक विहार, फेज - 1, 
दिल्ली - 110052 
श्री आनन्द कुमार राय 

| गैर सरकारी सदस्य 
एन. - 47 , ग्राउण्ड फ्लोर, डॉ. मुखर्जी नगर , 
दिल्ली - 110009 
कुमारी रंजना 

गैर सरकारी सदस्य 
सी .- 506, एम. एस . अपार्टमेंट, कर्जन रोड, 1, के . जी . 
मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
श्री अत्तर सिंह यादव 

गैर सरकारी सदस्य 
आर. जेड. - 18सी., पुराना रोशनपुरा, नजफगढ़ , 
नई दिल्ली - 110043 
श्रीमती अचला गुप्ता 

गैर सरकारी सदस्य 
डी. - 129 , न्यू अशोक नगर, दिल्ली - 96 


1. भरण -पोषण न्यायाधिकरण संबंधित अति रक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होंगे । 
2. भरण - पोषण न्यायाधिकरण संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय परिसर में कार्य करेगा । 
3. गैर सरकारी सदस्यों की सेवा अवधि 3 दर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो, तक होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर, 


अचला सिंह, निदेशक , 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 


NOTIFICATION 

Delhi,the 19th December , 2013 
No .F . 30 ( 70 )/MTC /DD ( SS)/ DSW /2009 - 10 /pt. file /14710 - 14741.m . In exercise of the powers conferred by 
sub -clause (1 ) of section 7 of the Maintenance and We fere of the Parents and Senior citizens Act 2007, and Rule 3 of the 
Delhi Maintenance and Welfare of the Parents and Senior citizens ( Amendment ) Rules ( 2010), the l.t. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi in addition to the Non Official Members of Maintenance Tribunals notified vide earlier 
notification No.F . 30 (70 )/ MTC /DD ( SS )/DSW /2009- 10 /Pt. file/ 9781 - 819 dated 16 /01/13 is pleased to select the following 
persons to the post of Non Official Members of Mainte jance Tribunals for the National Capital Territory of Delhi to 


_ 


24 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


exercise the powers and discharge the functions conferred on such Maintenance Tribunals in relation to the Parents and 
Senior Citizens under the Act. 


Sl. No . 


Maintenance Tribunal 


Non -Official member 


Non -Officialmember 


Non -Official member 


Non -Officialmember 


Sh . Rajindra Kumar , 

2/ 112, Sunder Vihar, Delhi-87 
Ms. Abhilasha, 
D - 78 , Sarojini Nagar, 
New Delhi - 23 
Sh . Rajendra Prasad Basia , 
11, Central Market, Ashok Vihar, . 
Ph .l, Delhi -52 
Mr. Anand Kumar Rai, 
N - 47 , Ground Floor, Dr.Mukherjee 
Nagar , Delhi- 09 
Ms. Kumari Ranjana, 
C -506 ,MS Apartment Curzon Road 
I, K .G . Marg , New Delhi-01 
Sh . Attar Singh Yadav , 
RZ 18C , Old Roshan Pura , 
Najafgarh , New Delhi- 43 . 
Smt. Achla Gupta , 
D - 129, New Ashok Nagar, 
Delhi- 110096 


Non -Officialmember 


Non -Officialmember 


Non -Official member 


The Maintenance Tribunals shall function from the Office premises of the ADMs of the respective Districts . The 
tenure of the above said non -official Members shall be for a period of three years or upto the age of 65 years which 
ever is earlier. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


ACHLA SINGH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller os Publications, Delhi-110054 . 


